TTTET. Ao Ito 221 


REGISTERED NO. D . 221 


1 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

TT 11 — W 3 - 4 (i ) 
PART II -- Section 3 - Sub-section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


214 ] 
No . 214 ] 


a facut, 19T , TET 21, 1972 /SITTU 30 , 1894 
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 1972/SRAVANA 30, 1894 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging 18 given to this part in order that it may be filed 

As a separate compllation 


CABINET SECRETARIAT 
(Department of Porsonnel) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st August 1972 
G . S . R . 384 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the 
Indian Administrative Service (Pay ) Rules, 1954 , the Central Government hereby 
makes the fol owing rules further to amend the Indian Administrative Service 
( Pay ) Rules , 1954, namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay ) 
Thirteenth Amendment Rules , 1972 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette. 

2 . In the Indian Administrative Service ( Pay ) Rules, 1954, in Schedule III - C , 
for the oxisting note at the end of entries relating to the Ministries or Ofices 
included in Schedule IIT - C , the following note shall be substituted , namely : 
" NOTE .-- Wherever a special pay of Rs. 300 is indicated , pay in Selection 
Grade plus special pay shall not exceed Rs. 2250 ." 

[No. 6 / 28 / 72 - AIS ( II) . ) 
SHRAVAN KUMAR , Jt. Secy , 


( 1015 ) 


1016 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART IJ - SEC. 3 (i)] 


मंत्रिमंडल सचिवालय 


( कार्मिक विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 21 अगस्त, 1972 


सा . का . नि . 384 ( म ) - भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियमावली , 1954 के 
नियम 11 के साप पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासन 
सेवा ( वेतन ) नियमावली, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम 
बनाती है , अर्थात् : -- - 

1. ( 1) ये नियम भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) तेरहवां संशोधन नियमावली, 1972 
कहे जा सकेंगे । 

( 2 ) ये मरकारी राजपत्र में इनके प्रकाणन की तारीख से लाग होंगे । 

2. भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियमावली, 1954 की अनुसूची III ग में , अनुसूची 
Iग में सम्मिलित किये गये मंत्रालयों अथवा कार्यानयों से सम्बन्धित प्रविष्टियों के अन्त में विद्यमान 
टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी : - -- 


"टिप्पणी - जहां कही 300 रुपये का विशेष बेतन उल्लिखित हो ,विशेष वेतन सहित 

जयम ग्रेड का वेतन 2250 रुपये से अधिक नहीं होगा । " 


[ सं० 6/ 26/ 72 - अ०भा०से० ( II )] 


श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD), 
NEW DELHI AND PUBLISHED AY THE MANAGER OF PURLICATIONS , DFLIII, 1972 


